सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


4 भाद्र , 1943 ( श ० ) 
4 
26 अगस्त , 2021 ( ई ० ) 


संख्या -437 राँची , गुरूवार , 


श्रम , नियोजन , प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग | 


अधिसूचना 


26 जुलाई , 2021 


एस.ओ. 03- 

संख्या -02 | श्रमा.का . ( BOCW Act ) -02/2017 श्र.नि. - 768-- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार 
कल्याण बोर्ड की दिनांक -28.05.2021 को आहूत बैठक में लिये गये निर्णय एवं प्राप्त अनुशंसा के आलोक में 
भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियोजन एवं सेवा - शत विनियमन ) झारखण्ड नियमावली , 2006 के 
नियम -267 में प्रावधानित फीस एवं भत्ते मद में गैर शासकीय सदस्य को बैठक फीस के रूप में देय रू . 3000 

( तीन हजार रूपये ) मात्र ( अधिसूचना संख्या -02 / श्रमा का . ( BOCWAct ) -02/2017 श्र.नि. - 252 , दिनांक 
22.02.2021 ) को पुनरीक्षित करते हुये रू . 5000 ( पाँच हजार रूपये ) मात्र निर्धारित किया जाता है । 
2. यह फीस उप - समिति की बैठक के लिये संदेय नहीं होगा । 
3. यह अधिसूचना निर्गत तिथि से लागू होगी । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


ह ./- ( अस्पष्ट ) , 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 437 -- 50 


